1706 


IHARIANA COVT.GAZ., OCT . 30 , 1979 ( KRTK. 8. 1901 SiIRA) 


(PART 1 


क्रमांक 155 5-ज ( II )-79/ 41186-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उस में अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बरयाम सिंह , पुत्र श्री बधाबा सिंह, गांव हिंग : भोरक , तहसील गूहला , जिला कुरुक्षेत्र को रबी , 1973 से 
150/ - रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 17 अक्तूबर, 1979 


क्रमांक 1519-ज (J.)-79/ 41295.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा राज्य के राज्य पाल निम्नलिखित व्यक्तियों की वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामनें दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :-- 


क्रमांक 


ज़िला 


जांगीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


वार्षिक राशि 


फसल वर्ष जब से 

जागीर दी गई 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


• 1 महेन्द्रगढ़ 


श्री हेत राम पुत्र श्री गोपाल 


दोगली 


नारनौल 


रवी 1974 


150/ - रु. 


राम 


2 


श्री नत्थू राय , पुन श्री दाता राम लुखी 


महेन्द्रगढ़ 


खरीफ 1974 


150/ -- ह . 


3 


श्रीमति चमेली देवी , विधवा श्री बेरी 

सोहन लाल 


महेन्द्रगढ़ 


रबी 1974 


150/ - रु. 


नारनौल 


श्री उजू राम, पुत्र श्री जैला राम सिलारपुर 


" 


रबी 1974 से खरीफ 150/ - रु. 
1975 तक 
रबी 1976 से 200/ - रु. 


5 


रिवाड़ी 


श्रीमति मान बाई विधवा श्री संदल सीहा 
सिंह 


100/ -रु. 


" 


खरीफ 1969 से 
रबी 1970 तक 
खरीफ 1970 से 


150/ - रु. 


दिनांक 22 अक्तूबर , 1979 


क्रमांक 1591-ज (II )-79/42019.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1913 ( जैसा कि उसे हरिया गा 
राज्य में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(र ) ( 1 ए ) तथा 3 ( ए ) के अनुसार सारे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम गोपा । रानी, पुत्र श्री कन्हेया , गांव भालोर , तहतोल व जिला 
रोहतक , को खरोफ 1965 से रखो 1970 तक 100 रुपये तमा रो . 1970 से 13 ) हा वार्षिक कोपा वालो यद्ध 
जागीर सनद में दी गई शतों अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक , 26 सितम्बर , 1979 ! 


क्रमांक 1450-ज ( 13 ) -79/39022...~-पुर्वीबंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा सरकार राज्य 
में अपनाया गया है और उममें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रिशाल सिंह रोहिला, पुत्र श्री रत्न लाल रोहिला, गांव कन्साला, तहसील व जिला रोहतक को खरीफ 
1969 से रबी 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


रघुनाथ जोशी , 


विशेष कार्याधिकारी हरियाणा सरकार । 

राजस्व विभाग । 


